निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

पटना. पौष 19३, GORNबर 2010 


( संo पटना 817 ) 


9 पौष 1932 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 दिसम्बर 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 नवम्बर 2010 
सं0- बी1 -3-205 / 2010-55 — सारण एवं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद की नामावलियों का पुनरीक्षण 
कार्यक्रम , 2010 से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 37 / एल. सी -बिहार / 2010 - सी. सी . एवं बी.ई, दिनांक 09 नवम्बर 2010 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर0 के0 प्रसाद, 
उप - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, 

- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 दिसम्बर 2010 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 9 नवम्बर 2010 / कार्तिक 18, 1932 ( शक ) 
सं . 37 / एल. सी.- बिहार / 2010 सी. सी . एव बी.ई.: - यतः आयोग ने अपने पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के द्वारा सारण और गया 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद की नामावलियाँ का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है । दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि 
दिनांक 01 अक्तूबर 2010 से 11 नवम्बर 2010 तक निश्चित की गई है । 

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार ने इस आधार पर कि बिहार में विधान सभा के साधारण निर्वाचन चल रहे हैं और कर्मचारी तथा 
निर्वाचन तन्त्र साधारण निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं , उक्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की समय - सीमा बढ़ाने की 
मांग की है । 

___ यतः आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 
12 के अधीन उपरोक्त स्नातक निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने की तारीख दिनांक 12 नवम्बर 2010 से 10 


दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दी गई है । 


तदनुसार अन्य स्तरों में परिवर्तन इस प्रकार किया गया है: 


(1) दावे और आपत्तियाँ का निपटान - 31 दिसम्बर 2010 ( शुक्रवार ) तक 
( 2) नामावलियाँ का अंतिम प्रकाशन - 05 जनवरी 2011 (बुधवार) 


आदेश से, 
के . अजय कुमार, 

सचिव । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi Dated : 9th November, 2010/ Kartika 18, 1932 (Saka ) 

No . 37 /LC - BR /2010 - CC & BE :— WHEREAS , the Commission had issued the programme 
for revision of rolls of Bihar Legislative Council from Saran and Gaya Graduates Constituencies 
vide its letter dated 15th September, 2010 . The period of filing claims and objections was fixed 
from 1st October 2010 to 11th November 2010 . 

WHEREAS, the Chief Electoral Officer , Bihar has sought extension of the time limit for 


filing claims and objections in respect of the said revision on the plea that the General Election 


to State Legislative Assembly of Bihar is going on and the staff and election machinery are busy 


in the general election work in Bihar. 


WHEREAS, the Commission has accepted the request of CEO , Bihar and has decided to 
extend the period of filing claims and objections for enrollment as electors in above mentioned 
Graduates Constituencies under rule 12 of Registration of Electors Rules , 1960 , for a period 
from 12th November 2010 to 10th December 2010 . 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 30 दिसम्बर 2010 
Accordingly the others stages are revised as under : 
(1) Disposal of Claims & Objections : by 31st December 2010 (Friday) 
( 2 ) Final publication of rolls : 05th January 2011 (Wednesday) 

By Order 
K . AJAY KUMAR , 


Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 817 -571 + 300 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


